रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section 3. - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. ISNEW 


सं . 1053 ]] 
No . 1053] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 10 , 2004 / अग्रहायण 19 , 1926 
NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 10 , 2004/ AGRAHAYANA 19, 1926 


. 


- 


- 


. 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर , 2004 
का . आ . 1352( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में बाईपासों के संनिर्माण अथवा पुनः संरेखणों सहित , 
यदि कोई हों, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने ( चौड़ा करने ) के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 4 ), ( 5), ( 6 ) और ( 7 ) में उल्लिखित राज्यों, जिलों, 
तहसीलों और ग्रामों के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड के संबंध में नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) 
में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है । 

अनुसूची 
राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में बाईपासों के निर्माण अथवा पुनः संरेखणों सहित , यदि कोई है, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए भूमि 

अर्जन । 
क्रम सक्षम प्राधिकारी भूखण्ड राज्य जिला तहसील . गाँव का नाम 

सं . . . 
( 1 ) ( 2 ) 

(3) (4) (5) ( 6) (7 ) 
1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 के . राजस्थान धौलपुर धौलपुर तोरदनयाल 
धौलपुर 50.000 कि . मी . से 

महाराजपुरा 
60.000 कि . मी. के 

आलहेपुर 
स्थान पर नया सरेखण 

दरियापुर 
काजीपुर 
ओडेला 
तालोडेला 
पचगाँव 
नारपुर 
पुरानी छावनी 
छोर 








:: 


- 


S 


3666 G1 /2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTIR- SEC .3(1 )] 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


L 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


मेहमदपुर 


शेखूपुर : 
बसई नीब 


मध्य प्रदेश 


सिवनी 


2. 34 - 40SM sferaret, 

सिवनी 


राष्ट्रीय राजमार्ग - 7 के 
648.000 f . 
652 .000 . 1. 1775 


कोडाझिरी 
सेतेवानी 
पचधार 
खवासा 


[ 91. Å. YTRIXV/30030 / rifaq /45 - 11/ 499 /57159- 1 ] 

आलोक रावत , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Departmentof Road Transportand Highways) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th December, 2004 
S. O . 1352 ( E ).- In exercise of the powers conferred by clause (a )of Section 3 of the NationalHighways Act, 1956 
(48 of 1956 ), the CentralGovernmenthereby authorizes the officersmentioned in column (2 ), of the Schedule given below 
as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette in respect of the stretch of land specified in the corresponding entries 
· in column (3 ) of the said Schedule relating to the States, Districts, Tehsils and Villagesmentioned in columns (4 ), (5) , (6 ) and 
(7 ) respectively of the said Schedule for building (widening) of National Highways, including construction of bypass or 
realignments , if any, in the States of Rajasthan and Madhya Pradesh . 

SCHEDULE 
Land Acquisition for widening of National Highways, including construction of bypass or realignments , if any , in the 

States of Rajasthan and Madhya Pradesh . 


SI. Competent Authority 
No. 


Stretch of Land 


State 


. District 


Tehsil 


Name of Village 


(3) 


1. Additional District 

Magistrate , Dholpur 


Dholpur 


Dholpur 


New alignment in lieu Rajasthan 
of Km 50 .000 to Km 
60. 000 ofNH- 3 


Tordanya ! 
Maharajpura 
Alhepur 
Dariapur 
Kazipur 
Odela 
Talodela 
Pachgaon 
Narpur 
Old Chhawni 
Jhor 
Mehmadpur 
Shekhupur 
Basai Neeb 


.... 


... 


... 


. 


Seoni 


Kurai 


. 


2 . Sub -Divisional 

Officer, Seoni 


Km 648.000 to 
Km 652 .000 ofNH - 7 


Madhya 
Pradesh 


Kodajhiri 
Setewani 
Pachdhar 
Khawasa 


[ F, No. NHAI/30030/ NHDP/ PH- II/ LA / RajNS-I] 

ALOK RAWAT, Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


